निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


____ 20 ज्येष्ठ 1938 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार , 10 जून 2016 


( सं0 पटना 488 ) 


बिहार विधान - सभा सचिवालय 


अधिसूचना 
25 अप्रील 2016 


सं० वि०स० विशेष समिति - 01/ 2016 - 1794/वि०स० - सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया 


जाता है कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर दिनांक 08. 12. 2015 को हुए वाद- विवाद तथा केन्द्र 
प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के केन्द्रांश में कटौती एवं राज्यांश में बढ़ोतरी पर दिनांक 04.04. 2016 को हुए वाद - विवाद के 
क्रम में आए सुझाव एवं अध्यक्ष , बिहार विधान सभा द्वारा सदन में की गई घोषणा के आलोक में बिहार विधान सभा की 
प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम - 59 के तहत केन्द्र द्वारा बिहार को मिलने वाले "विशेष पैकेज " के 
क्रियान्वयन के अनुश्रवा हेतु माननीय अध्यक्ष , बिहार विधान सभा ने विशेष समिति का निम्न प्रकार से गठन किया है : 


1. 


संयोजक 


। 


। 


सदस्य 


। 


सदस्य 


। 


सदस्य 
सदस्य 


। 


श्री विजय कुमार चौधरी , 
श्री प्रेम कुमार , 
श्री श्याम रजक , 
डा० अशोक कुमार ( क्षेत्र सं० -139 ) , 
श्री राम नारायण मंडल , 
डा० रामानुज प्रसाद , 
श्रीमती प्रेमा चौधरी , 
श्रीमती रंजु गीता, 
श्री मो० नेमतुल्लाह , 
श्री मुजाहिद आलम , 
श्री सुदामा प्रसाद , 


अध्यक्ष, बिहार विधान सभा 
नेता , विरोधी दल 
स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 
स०वि०स० 


। 


। 


सदस्य 
सदस्य 
सदस्य 


। 


। 


सदस्य 


9. 
10. 
11. 


। 


सदस्य 


सदस्य 


। 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 10 जून 2016 
( i ) श्री विजय कुमार चौधरी , अध्यक्ष , बिहार विधान सभा इस समिति के संयोजक तथा सभा सचिव 

इसके सचिव होंगे । 
( ii ) समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगा । 

अध्यक्ष, बिहार विधान - सभा के आदेश से , 

राजीव कुमार , 
प्रभारी सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 488 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


